रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. . . 


. 


. 


VERNET 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप- खण्ड ( i ) 
PART II _ Section 3 - Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शुक्रवार , मई 12 , 2000 / वैशाख 22 , 1922 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 12 , 2000 /VAISAKHA 22 , 1922 


सं . 270 ] 
No. 270 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 मई , 2000 

सं . 59 / 2000 - सीमाशुल्क 
सा. का .नि . 433 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के 
स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की प्रत्येक अधिसूचना, उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में तत्स्थानी प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट रीति में , यथास्थिति , संशोधित या और संशोधित हो जाएगी । 

सारणी 


संशोधन 


क्रम सं. अधिसूचना सं. 

और तारीख 


( 1 ) 


1 . 


" 54क . 


( 2 ) 

( 3 ) 
16 / 2000 - सीमाशुल्क 

( क ) क्रम सं. 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित 
तारीख 1 मार्च, 2000 

अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : -- 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) . ( 6 ) 
27 .01 12 प्रतिशत और इससे अधिक भस्म 15 प्रतिशत - - " 

अन्तर्वस्तु का कच्चा- कोयला 
( ख ) क्रम सं. 55 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) ( ) ( 6 ) 
2701. 12 निम्नलिखित कच्चा कोयला से भिन्न 25 प्रतिशत - 

सभी माल 


1 . 55 . 


1365 GI 2000 


(1 ) 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC . 3 (i)] 
2. 26 / 2000 - सीमाशुल्क ( i) शर्त ( 3 ) का लोप किया जाएगा ; 
तारीख 1 मार्च, 2000 ( ii ) सारणी में , 

( क ) सूची- 4 का लोप किया जाएगा , 
( ख ) सूची- 5 में , स्तम्भ 2 की मद 1 में उपमद ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, 

अर्थात् : 
" ( क ) सूची 1, 2 और 3 में वर्णित माल " ; 

[ फा . सं . बी -6/4 / 2000 -टीआरयू ] 

प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 
टिप्पण : - 1. मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना सं. 16 / 2000 - सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2000 सा. का .नि . 

168( अ ) तारीख 1 मार्च, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसका अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 53/2000 

सीमाशुल्क , तारीख 4 मई , 2000 [ सा . का.नि . 376 ( अ ) , तारीख 4 मई, 2000 ] द्वारा किया गया था । 
2. मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना सं. 26 /2000 - सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2000 सा . का. नि . 

178( अ ) तारीख 1 मार्च, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th May, 2000 

No . 59 / 2000 - CUSTOMS 


G . S . R . 433 ( E ). - E . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the Customs Act , 
1962 ( 52 of 1962 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby 
directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) 
specified in column ( 2 ) of the Table annexed hereto , shall be amended or further amended , as the case may be , in the 
manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table . 


Table 


S . I 
| No. 


| ( 1 ) 


Notification No. 

Amendment 
and date 

( 3 ) 
16 /2000 -Customs, l (a ) after serial number 54 and the entries relating thereto , the following shall be 
dated 1 March, I inserted , namely: 
2000 

( 2 ) ___ ( 3 ) _ _ _ (4 ) ( 5 ) _ _ ( 6) . 
"54A. 27.01 Coking coal of ash 15 % 

content of 12 % ormore 


(b ) for serial number 55 and the entries relating thereto , the following shall be 

substituted , namely : 


( 1) 
" 55 . 


( 5 ) 


( 2 ) ___ ( 3 ) __ _ _ ( 4) 
2701. 12 All goods other than 25 % 

coking coal 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . 


26 /2000 - Customs, (i) condition (3 ) shall be omitted ; 
dated the 10 (ii ) in the Table, 
March, 2000 

(a ) LIST-4 shall be omitted , 
(b ) in LIST -5, in column 2 , in item 1, for sub - item (a), the following shall be 
substituted , namely : 

“ (a) goods mentioned in lists 1, 2 and 3 ” . 


[ E. No. B-6/ 4/ 2000-TRU] 

PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy. 
Note : - 1 The notification No. 16/2000- Customs , dated the 1st March, 2000 was published in the Gazette of India, 

Extraordinary , vide G . S . R . 168 (E ) dated the 1st March , 2000 and was last amended by Notification No . 

53 / 2000 - Customs , dated the 4th May , 2000 [ G. S. R. 376( E), dated the 4th May , 2000 ]. 
2 . The Notification No. 26 / 2000 - Customs, dated the 1st March , 2000 was published in the Gazette of India , 

Extraordinary , vide G .S .R . 178 (E ) dated the 1st March , 2000 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 मई, 2000 

सं . 60 / 2000 - सीमाशुल्क 
सा . का. नि . 434( अ ).- ~ केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 11962 का 
52 । की धारा 25 की उपधारा 1 । द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ 
अधिनियम, 1975 1975 का 51 । की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 0902. 10 
0902. 20 , 0902. 30 , 0902. 40 और 2101 20 के अंतर्गत आने वाले सभी माल को , 
सीमाशुल्क की अनुप्रयोजित दर के उतने योग से, जो 7.5 प्रतिशत के संगणित रकम 
से अधिक है निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती, अर्थात: 
11 । आयातकर्ता, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग । की अधिसूचना 
सं . 19 / 2000 - सीमा शुल्क एन. टी । तारीख 1 मार्च, 2000 द्वारा प्रकाशित 
सीमा - शुल्क टैरिफ । श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी गणतंत्र और भारत गणतंत्र के 
बीच मुक्त व्यापार करार के अधीन अवधारण । नियम, 2000 के अनुसार यथास्थिति 
उक्त सीमा शुल्क आयुक्त या सहायक सीमा शुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में 
यह प्रमाणित कि वह माल जिसकी बाबत इस छूट के फायदे का दावा किया गया है 
श्रीलका मूल भी है , 
12 छूट , किसी कलेन्डर वर्ष में 1 जनवरी से संगणित 15 लाख किग्रा. से अनधिक 
टैरिफ दर कोटा को लागू होगी, परन्तु 1 मार्च 2000 से 31 दिसम्बर 2000 तक की 
अवधि के लिए टैरिफ दर कोटा 12.5 लाख किग्रा. से अधिक नही होगा । 
13 । आयात केवल कलकत्ता और कोचीन पत्तनों से किया जाएगा , 
14 । आयातकर्ता समय - समय पर भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन 
करेगा । 
स्पष्टीकरण. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, कलेन्डर वर्ष स. 1 जनवरी से प्रारंभ होने 
वाली ओर उसी वर्ष के 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है । 


[ फा. सं. बी -6/ 4/ 2000 -टीआरयू ] 
प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEC 3(i)]] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th May , 2000 

No. 60 /2000 -CUSTOMS 
G . S . R . 434 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 25 of the Customs 
Act , 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , 
hereby exempts goods falling under sub - heading Nos. 0902 . 10 , 0902 .20 , 0902. 30 , 0902. 40 and 2102 .20 of the First 
Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), from so much of the duty of customs leviable thereon 
under the said First Schedule , as is in excess of the amount calculated at the rate of 7.5 per cent ad valorem , subject 
to the following conditions, namely : 


( 1) the importer proves to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant 
Commissioner of Customs,as the case may be , in accordance with the Customs Tariff ( Determination of Origin 
under the Free Trade Agreement between the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Republic of 
India ) Rules, 2000 published with the notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ), No. 19 /2000 -Customs(NT), dated the 1stMarch , 2000 that the goods in respect 
of which the benefit of this exemption is claimed are of the origin of Sri Lanka ; 


(2 ) the exemption shall apply to a Tariff Rate Quota not exceeding 15 million kilogramscomputed from the 1st 
day of January in any calendar year . 

Provided that for the period from the 1st day of March , 2000 to the 31st day of December , 
____ 2000 , the Tariff Rate Quota shall not exceed 12.5 million kilograms ; 


(3 ) 


the imports shall be made only through the ports of Calcutta and Cochin ; 


(4 ) the importer follows the procedure as may be specified by the Government of India from time to time. 
Explanation : For the purposes of this notification, “ calendar year” means the period starting from the 1st day of 
January and ending on the 31st day of December of the same year. 

[ F. No . B - 6 / 4 / 2000 - TRU ] 
PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy . 


अधिना 
नई दिल्ली , 12 मई, 2000 

सं . 61 / 2000 - सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 435( अ ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम , 2000 ( 2000 का 10 ) की धारा 90 की उपधारा ( 4 ) के साथ पठित 
सीमा - शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर 
कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट विवरण के और सीमा - शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 
( 1975 का 51 ) की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले माल को , जब उसका भारत में आयात किया जाए , उक्त धारा 90 की उपधारा ( 1 ) के 
उपबंधों के अनुसार उस पर उद्ग्रहणीय सीमा- शुल्क के संपूर्ण अधिभार से छूट देती है : 

परन्तु उक्त सारणी के क्रम संख्या 1 के सामने विनिर्दिष्ट माल की बाबत इस अधिसूचना के अधीन छूट उन शर्तों के , यदि कोई हो , अधीन 
होगी जिनके अधीन रहते हुए, उक्त माल को , उस पर उद्ग्रहणीय सीमा - शुल्क से या तो भागत: या पूर्णतः छूट दी जाती है जो उक्त सीमा - शुल्क 
टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है: 

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना के अधीन छूट , क्रम सं. 3 के सामने वर्णित माल की बाबत वहां लागू नहीं होगी जहां उक्त पहली 
अनुसूची के अधीन सीमा शुल्क के उद्ग्रहण का ढंग मूल्यानुसार या विशेष हो , जो भी उच्चतर हो और ऐसी मूल्यानुसार दर पर संगणित शुल्क की 
राशि और मूल्यानुसार शुल्क के आधार पर संगणित अधिभार , विशेष दर पर संगणित शुल्क की रकम से अधिक हो । 


[ भाग II - खण्ड 3( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सारणी 


क्रम सं . 


माल का विवरण 


( 1 ) 


( 2 ) 


1. स्वर्ण और रजत , 


(i) जिसके अंतर्गत ऐसे आभूषण भी हैं (किन्तु उनके अंतर्गत रत्न या मोतियों से जड़ित आभूषण नहीं है ) जिनका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) की अधिसूचनाओं सं० 171 /94 - सीमा - शुल्क और 172 / 94 - सीमा - शुल्क , दोनों की तारीख 30 सितम्बर, 1994, के 
निबंधनों के अनुसार किसी पात्र यात्री द्वारा भारत में आयात किया गया है या परिदान लिया गया है ; 


(ii ) जिनका भारत सरकार के दिन मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं० 117 /94 - सीमा - शुल्क तारीख 27 अप्रैल , 1994, के निबंधनों 

के अनुसार आयात किया गया है ; या 


( iii ) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं० 80/ 97 - सीमा - शुल्क तारीख 21 अक्तूबर , 1997 , के निबंधनों के 

अनुसार आयात किया गया है । 


2. निम्नलिखित शीर्ष या उपशीर्ष संख्याओं के अंतर्गत आने वाला निम्नलिखित सभी माल, अर्थात् : 
0204. 41 , 0207. 12, 0712. 20, 0712. 30 , 0712. 90 , 0802. 11 , 0802. 12, 0805. 40 , 0806 . 20, 0808. 10 , 0808. 20 , 0809. 40 , 0813 . 2 , 
0909. 40, 0910. 40, 10. 01, 10.05 , 10.06 , 10.07 . 1008. 20, 1108 . 11, 1108. 13, 15. 02, 17. 01, 2004. 10, 2009 .11, 2009 .19 , 
2106 . 90 , 2207 . 10, 22. 08 , 2510. 20 , 27 . 09 , 27 . 11, 27 . 12, 27 . 13 , 27 . 14 , 27 . 15 , 3102. 21 , 3104. 30 , 3105 . 20 , 
3105. 30, 3105 .40, 3105. 51 , 3105. 59, 3105 .60, 3105. 90, 3302.10 , 4001. 21, 4001. 22 , 4001. 29 , 4011. 30 . 41. 04 . 41.05 . 
41. 06, 41 .07, 49 .01 , 49.03, 49 .07, 51.05 , 51 . 06 , 51 .07 , 51 .08, 51. 11 , 51 .12, 51. 13 , 52.04 , 52 .05, 52. 06 , 5208. 41 , 5208.42 . 
5208 .51 , 5208. 52 , 5208.53, 5208 .59, 5209 .42, 5209 .51 , 5209 .52, 5209. 59 , 5210. 41, 5210. 51 , 5210 . 52 , 5210 . 59 , 5211. 42 , 
5211 .51 , 5211. 52, 5211 . 59, 5212. 24, 53 .09, 54 .01 , 54 .02, 54 .03, 54.04 , 54.05 , 54 .06, 54.07 (सिवाय 5407. 69 के ). 54.08 
( सिवाय 5408. 10 और 5408. 21 के ) . 55. 01, 55.02, 55 .03, 55.04, 55 .06 , 55. 07 , 55. 08, 55.09, 55. 10, 55 . 11 . 5512.19 . 5512. 29 . 
5512. 99 , 5513 . 21 , 5513. 22 , 5513. 23, 5513. 29 , 5513. 31, 5513. 32 , 5513. 33 , 5513. 39, 5513. 41 , 5513 .42 , 5513. 43, 5513. 49 . 
5514. 21, 5514. 22, 5514. 23, 5514. 29, 5514.31 , 5514. 32, 5514.33 , 5514. 39 , 5514.41 , 5514.42, 5514. 43, 5514. 49, 55.15, 
5516.14 , 5516. 24, 5516. 43 , 5516. 44 , 5516. 93 , 56.01 ( सिवाय 5601. 10 ), 56.02 , 56. 03 , 56. 04 , 56 . 05 , 56 .06, 56 .07, 56. 08, 
56 .09 , 5702 . 32 , 5702.42 , 5702 . 52 , 5702. 92 , 5703 . 20, 5703. 30 , 5704 , 58 .01, 58. 04, 5806. 32 , 58. 07. 5808. 90 . 58 .09 . 
5810. 10 , 59 .01, 59.02 , 59. 03 , 59 .10, 59 .11 , 6001. 92, 6002 .42, 6002. 43 , 6103. 42 , 6103. 43 , 6104 .19 , 6104. 41, 6104. 43 , 
6104 .44 , 6104 .49 , 6104. 62, 6104. 63, 61.05 , 6106. 10, 6106 .20, 6107. 11 , 6107.12, 6108.21 , 6108.22, 61. 09, 6110. 10 , 
6110 . 20, 6110. 30 , 61. 15 , 6201 .11, 6201 .12, 6201. 91 , 6201. 92, 6201. 93 , 6202 .11, 6202. 12, 6202 .13 , 6202. 91 , 6202. 92, 
6202.93, 6203 .11, 6203 .31 , 6203. 32, 6203. 39, 6203.41, 6203. 42, 6203. 43 , 6204 .32, 6204.41, 6204. 42 , 6204. 43, 6204. 44 , 
6204 . 49, 6204 . 51 , 6204 . 62, 6204 . 69 , 6206. 30, 6207 .11, 6212. 10, 62. 14, 62 . 15 , 63 . 01 ( सिवाय 6301 . 90 ) , 6302 . 10 , 6302. 21, 
6302 .22, 6302. 29 , 6302. 31 , 6302 . 32, 6302 .51, 6302. 52, 6302 .53 , 6302 .60, 6302. 91, 63 . 03 , 6304 . 11 , 6304 .19, 6304. 91 , 
6902. 10 ,.6902 . 20 , 6902.90 , 7202. 70, 8001. 10 , 8100 . 10 , 8104. 11 , 8104 .19 , 84 . 01 , 84 . 02 , 8403. 90 , 8404 . 20 , 8404. 90 , 
84.05, 84. 06, 84. 10, 84. 11 , 8412.10 , 8412. 21 , 8412. 29 , 8412. 31, 8412.39 , 8412. 90 , 8413. 40 , 8413 . 82, 8413 .92, 8414.10 , 
8414. 20 , 8414 . 40 , 84. 16, 84 . 17 , 8418 . 10 , 8418. 30, 8418. 40 , 8418. 50 , 8418. 61, 8418 . 69 , 8419 . 20 , 8419 . 31 , 8419 . 32, 
8419. 39 , 8419. 40 , 84. 20 , 8421 . 11 , 8421 .12, 8421 .19 , 8421.22, 8423. 90 , 8424 . 30, 8424 . 81 , 842-4 . 89, 8424. 90 , 84 . 25 , 
8426. 11 , 8426. 12 , 8426. 19, 8426 . 20 , 8426 . 30 , 8426. 49 , 8426 . 91 , 8426 . 99 , 84 . 28 , 84 . 29, 84.30, 8431 . 10 , 8431 . 31 , 
8431 . 39, 8431. 41 , 8431 . 42 , 8431. 43 , 8431. 49 , 84 . 32 , 8433. 20 , 8433. 30 , 8433. 40, 8433 . 51 , 8433 . 52 , 8433. 53, 8433 .59 , 
8433 . 60 , 8433. 90 , 84. 34 , 84. 35 , 84 .36 , 84. 37, 8438. 30 , 8438. 90, 84 . 39 , 84 . 40 , 8441. 20 , 8441. 30 , 8441 . 40, 8441. 80 , 
8441. 90, 84 .42 , 84 .43, 84 .44 , 84 . 45, 84. 46, 84. 47 , 8448. 11 , 8448. 20 , 8448. 31 , 8448 .32, 8448 . 33, 8448. 39 , 8448 .41 , 
8448. 42, 8448. 49 , 8448. 51 , 8448. 59 , 84 .49, 8451. 21 , 8451. 29, 8451. 30, 8451: 40, 8451. 50 , 8451 . 80 , 8452. 21, 8452. 29 , 
8452 . 30 , 8452. 40 , 84 . 53 , 84 . 54 , 84. 55, 8460 . 39 , 8466. 93 , 8466. 94 , 84 . 67 , 8468. 90 , 8469 . 11 , 84. 70 , 8473. 21 . 8473. 29 , 
8473. 50 , 84 .74, 84 . 75, 8476. 90 , 84 . 77 , 84 . 78, 8479 . 20 , 8479. 30 , 8479. 40 , 8479 . 90 , 84 . 80 , 8481 40 , 8501 . 33, 8501 . 34 , 
8501 .53, 8501. 61 , 8501. 62 , 8501 . 63, 8501 . 64 , 8502. 40 , 85. 03, 8504 .22, 8504 . 23, 8504. 33, 8504 . 34, 8504 .90, 8505 . 20, 
8505 . 30 , 8505 . 90 , 8508. 90 , 8514. 10 , 8514. 20 , 8514 . 30 , 8514. 90 , 8515. 21 , 8515 . 29 , 8515 . 31 , 8515. 39 , 8515 . 80 , 
8515 .90, 8516. 90, 8517.11 , 8517. 19, 8517. 21 , 8517.22 , 8517. 30 , 8517 .50, 8517.80, 8517. 90, 852020, 8523 .11, 8523. 12. 
8523 .13, 8523. 20 , 8523. 90 , 8524 . 31 , 8524. 40 , 8524. 91 , 8525 . 20 , 8531 . 20 , 8532. 22, 8532. 23 , 8532 . 25 . 8532. 29 , 8532. 30 , 
85 . 35 , 8537. 20, 8543 . 81, 8545 . 11 , 8803 .10, 8803. 20 , 8803. 30 , 9016. 00, 90 .24, 9026. 20 , 9026. 80 , 9026. 90, 9027.10, 
9027 .20 , 9027. 30, 9027 .50, 9027. 80 , 9027. 90 और 9030. 40 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY | PART II - SEC . 3( i) ] 
( 2 ) 

( 3 ) 
3. निम्नलिखित शीर्ष या उपशीर्ष संख्याओं के अंतर्गत आने वाला निम्नलिखित सभी माल , अर्थात् : -- 

5208. 49, 5209.41 , 5209. 43, 5210.42, 5210 . 49 , 5211. 41, 5211. 43 , 5212.15, 5212.25, 5516.1205516. 13, 5516. 94, 5802. 19 , 
61. 01, (सिवाय 6101. 90 ) , 61. 02, ( सिवाय 6102.90 ) , 6104. 19, 6104.51 , 6104. 52, 6104. 53, 6104. 59 , 6106 . 90, 6108. 91 , 
6108. 92, 6110. 90, 6201.13, 6203. 12, 6203. 19, 6203.21, 6203. 22, 6203. 23 , 6203. 29 , 6203. 33, 6203.49, 6204. 11, 6204. 13, 
6204. 19 , 6204. 31 , 6204. 33, 6204. 39 , 6204. 61, 62. 05 , 6206 .20, 6206. 40 , 6207 .19, 6207. 99 , 6208. 11, 6208. 19, 6208. 91 , 

6208.92, 62.10 ( सिवाय 6210. 10 ), 6211.32, 6211 . 33 , 6211. 42 , 6211. 43 , 62. 12 ( सिवाय 6212. 10 ) । 
4 . उपशीर्ष सं. 0207. 34 के अंतर्गत आने वाले बत्तखों या हंसों के ताजे या शीतित वसीय कलेजे । 
5. अध्याय सं. 30 के अंतर्गत आने वाली होमियोपैथिक औषधियां । 
6. अध्याय सं. 70 . 19 के अंतर्गत आने वाले ग्लास फाइबर के सूत , जो रंगीन न हों । 
7 . शीर्ष सं. 70.19 के अंतर्गत आने वाले ग्लास फाइबर के संकुचित व्यूतित फैब्रिक । 
8 . उपशीर्ष 8207 . 90 के अंतर्गत आने वाले धातु के कार्यकारी हस्त औजारों से विनिमेय औजार । 
१. उपशीर्ष सं. 8407 . 10 के अंतर्गत आने वाले वायुयान के इंजन । 
10. उपशीर्ष सं. 8409 . 10 के अंतर्गत आने वाले वायुयान के इंजनों के लिए पुर्जे । 
11. उपशीर्ष सं. 8413 . 50 के अंतर्गत आने वाले पश्चाग्र सकारात्मक विस्थापन पम्प , उनको छोड़कर जो स्वीमिंग पूलों में प्रयुक्त किए जाते हैं । 
12 . उपशीर्ष सं. 8413.60 के अंतर्गत आने वाले घूर्णी सकारात्मक विस्थापन पम्प , उनको छोड़कर जो स्वीमिंग पूलों में प्रयुक्त किए जाते हैं । 
13. शीर्ष सं. 8413 . 70 के अंतर्गत आने वाले अपकेन्द्री पम्प, उनको छोड़कर जो स्वीमिंग पूलों में प्रयुक्त किए जाते हैं । 

14. उपशीर्ष सं. 8413.81 के अंतर्गत आने वाले पम्प, उनको छोड़कर जो स्वीमिंग पूलों में प्रयुक्त किए जाते हैं । 
। । 15. उपशीर्ष सं. 8421 . 21 के अंतर्गत आने वाले जल के निस्यन्दन के या शोधन के लिए निस्यन्दक या शोधन मशीनरी और साधित्र , उनको छोड़कर 

जो स्वीमिंग पूलों में प्रयुक्त किए जाते हैं । 
16 . उपशीर्ष सं. 8458. 11 , 8458 . 19 या 8458. 99 के अंतर्गत आने वाले बॅक शैफ्ट और कैम शैफ्ट को घुमाने वाले लाधे । 
17 . उपशीर्ष सं. 8459. 40 के अंतर्गत आने वाली औजार कक्ष सूक्ष्मता प्रकाशक समकक्ष जुगत छेदन मशीनें जिनमें संख्यात्मक नियंत्रण भी है । 
18. उपशीर्ष सं. 8459 .40 के अंतर्गत आने वाली 160 मिलीमीटर धूरो व्यास से ऊपर की तल और टेबल टाइप की क्षैतिज छेदन मशीनें । 
19. उपशीर्ष सं. 8460 . 29 के अंतर्गत आने वाली धूरी शैफ्ट घर्षण मशीनें । 
20 . उपशीर्ष सं . 8460. 29 के अंतर्गत आने वाले आकार देने वाले शुद्धता डबल डिस्क ( डुलेक्स ) वर्षक । 
21. उपशीर्ष सं . 8460 . 29 के अंतर्गत आने वाली थ्रेड ग्राईडिंग मशीनें । 
22. उपशीर्ष सं . 8460 . 90 के अंतर्गत आने वाली वियरिंग के रेशेज के परिझजन के लिए चक्रदार मार्ग उत्तम परिझजन मशीनें । 
23 . उपशीर्ष सं. 8461.40 के अंतर्गत आने वाली स्वचालित सोधी गुनिया/कंठिका गुनिया गियर उत्पादक , कंठिका गुनिया गियर समतलनक , गियर 

टुथहोनिंग मशीनें और गियर शेविंग मशीनें । 
24 . उपशीर्ष सं . 8461.50 के अंतर्गत आने वाली 530 मिलीमीटर से ऊपर क्षमता की श्लाका के लिए द्रवचालित शीट गोला आरी सर्कुलर चिराई 

मशीनें । 
25. उपशीर्ष सं. 8462. 10 के अंतर्गत आने वाली स्वचालित बहुकेन्द्रीय बोल्ट बनाने वाली मशीनें जिनके अंतर्गत फोडिग कर्तन और अपसेटिंग तथा 

ट्रीडिंग यांत्रिकी भी है, जिनमें उन केन्द्रों के बीच स्वचालित अंतरण कलपुर्जे लगे हुए हैं । 
26 . उपशीर्ष सं. 8462. 91 के अंतर्गत आने वाले इस्पात ओर अलौह धातु के सीवनहीन टयूब या पार्श्वदृश्य के विनिर्माण के लिए द्रवचालित निपीड़ित्र । 
27 . उपशीर्ष सं. 8462. 91 के अंतर्गत आने वाली कठोर और मुलायम टयूब के विनिर्माण के लिए संघट निपीड़ित्र । 
28 . उपशीर्ष सं. 8462. 99 के अंतर्गत आने वाले अलौह धातुओं के खाली ढांचों को अलंकृत करने , थ्रेडिंग, रोल बनाने, मोड़ने और कंलिंग करने के 

लिए स्वचालित कठोर कैन अलंकृत करने वाली मशीनें । 


- 
JP 
- 
12 
/ 


200771 


12 14 


- 
11 - 
11zn 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
___ ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
29 . उपशीर्ष सं . 9162.99 के अंतर्गत आने वाले गियर दबाने की निगडित । 
30 . उपशीर्ष सं . 8462 . 99 के अंतर्गत आने वालं कठोर और मुलायम ट्यूब के विनिर्माण के लिए संघटक बहिबेधन पाड़ित्र । 
31 . उपशीर्ष सं. 8472. 90 के अंतर्गत आने वाली स्वचालित गणक मशीनें । 
32. उपशीर्ष सं. 8473. 10 के अंतर्गत आने वाली वर्ल्ड प्रोसेसिंग मशीनों के मुद्रित परिपथ समुच्चय । 
33. उपशीर्ष सं . 8473 .30 के अंतर्गत आने वाले पाप्यूलेटिड मुद्रित परिपथ बोर्ड और शीर्ष सं . 84.71 की मशीनों के उपसाधन 
34 . उपशीर्ष सं. 8473. 40 के अंतर्गत आने वाली स्वचालित गणक मशीनों के लिए मुद्रित परिपथ समुच्चय । 
35 . उपशीर्ष सं . 8502 .31 या 8502 . 39 के अंतर्गत आने वाले टर्बो अल्टरनेटर । 
36 . उपशीर्ष सं. 8504 . 40 के अंतर्गत आने वाले स्थैतिक परिवर्तक [ अध्याय 84 के टिप्पण ( आ ) ( ख ) में अधिकथित शर्तों का समाधान करने 

वाली स्वचालित दत्त संसाधन के लिए पृथक्त प्रस्तुत किए गए विद्युत प्रदाय एककों को छोड़कर । । 
37 . उपशीर्ष सं. 8504 .40 के अंतर्गत आने वाले स्वचालित दत्त संसाधन मशीनों के लिए स्थैतिक परिवर्तक और उनके एकक तथा दूरसंचारुसाधित्र । 
38 . उपशीर्ष सं. 8404 .50 के अंतर्गत आने वाली स्वचालित दत्त संसाधन मशीनों के लिए विद्युत प्रदाय प्रेरक । 
39 . उपशीर्ष सं. 8504 .90 के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित के लिए मुद्रित परिपथ समुच्चय 

(i ) स्थैतिक परिवर्तक 
( ii ) स्वचालित दत्त संसाधन मशीनें और उनके एकक 
(iii ) दूरसंचार साधित्र 

( iv ) स्वचालित दत्त संसाधन मशीनों और उनके एककों के लिए विद्युत प्रदाय के प्रेरक और दूरसंचार साधित्र । 
40 . उपशीर्ष सं. 8517. 80 के अंतर्गत आने वाले प्रेक्षस्थल बक्से जिनका कृत्य संसूचना का है अर्थात् माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक युक्ति जिसमें 

इंटरनेट में पहुंच पाने के लिए एक मॉडेम सम्मिलित है और जिसका कृत्य अन्योन्य क्रिया सूचना विनिमय है । 
41 . उपशीर्ष सं. 8518. 29 के अंतर्गत आने वाले/ आने वाले दूर संचार के प्रयोग के लिए हाऊसिंग के बिना लाउडस्पीकर जो कोन जैसे न हों और 

जिनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज 300 एच जेड से 3, 4 के एस जेड हो और व्यास 50 मि . मी. से अधिक न हो । 
42. उपशीर्ष सं . 8518. 30 के अंतर्गत आने वाले लाइन टेलीफोन हैडसेट । 
43 . उपशीर्ष सं . 8518. 90 के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित के लिए मुद्रित परिपथ समुच्चय -- 
(i ) दूरसंचार के प्रयोग के लिए माइक्रोफोन जिनकी फ्रीक्वेंसीरेंज 300 एस जेड से 3 , 4 के एस जेड हो और व्यास 10 मि . मी . से अधिक न 

हो तथा ऊंचाई 3 मि . मी. से अधिक न हो । 
( ii ) दूर संचार के प्रयोग के लिए बिना हाऊसिंग वाले लाउडस्पीकर जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 300 एच जेड से 3, 4 के एच जेड हो और व्यास 

___ 50 मि . मो . से अधिक न हो । 
44 . उपशीर्ष सं. 8522 .90 के अंतर्गत आने वाली टैलीफोन आनसरिंग मशीनों के लिए मुद्रित परिपथ समुच्चय । 
45. उपशीर्ष 8523. 20 के अंतर्गत आने वाली फ्लापी डिस्केट । 
46. शीर्ष सं. 8525 .10 के अंतर्गत आने वाले रेडियो प्रसारण या टेलीविजन के लिए साधित्र से भिन्न परेषण साधित्र । 
47 . उपशीर्ष सं. 8525. 40 के अंतर्गत आने वाले डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरे । 
48. उपशीर्ष सं . 8527. 90 के अंतर्गत आने वाले कॉल करने, सतर्क करने या पेजिंग करने के लिए सुवाह्य रिसीवर । 
49. उपशीर्ष सं. 8529. 10 के अंतर्गत आने वाले रेडियो टेलीफोनी और रेडियो टैलोग्राफी के लिए साधित्र के साथ उपयोग किए जाने वाली किस्म के 

एरियल और एंटीना । 


[PART II — Sec. 3( 1)] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


55. 


( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

__ ( 4 ) 
50. उपशाद सं. 8529 .90 के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित के लिए पुर ।जिसमें पाप्यूलेटिड पी सी बी सम्मिलित है ) 

( i ) रेडियो प्रसारण या टेलीविजन पारेषण साधित्र से भिन्न पारेषण साधित्र जिसमें रिसेप्शन साधित्र सम्मिलित है ; 
( ii ) डिजिटल डिस्टल इमेज वीडियो कैमरे ; या 

( iii ) काल करने , सतर्क करने या पेजर करने के लिए सुवाहय रिसीवर । 
51 . उपशीर्ष सं 8531. 80 के अंतर्गत आने वाले स्वचालित दत्त संसाधन मशीनों में प्रयोग की जाने वाले किस्म के फलनैट पैनल डिस्प्ले और 

दूरसंचार साधित्र । 
52 . उपशीर्ष सं. 8531. 90 के अंतर्गत आने वाले उपदर्शक पैनलों के पुर्जे जिसमें द्रव क्रिस्टल युक्तियां या प्रकाश उत्सर्जक डिऔड भी हैं । 
53 . उपशीर्ष सं. 8536 . 50 के अंतर्गत आने वाले इलेक्ट्रॉनिक ए सी स्विच जिसमें प्रकाशीय रूप से युगमित निवेश और निर्गत परिपथ है ( विद्युत 

रोधी थ्रीस्टर ए. सी . स्विच ); इलैक्ट्रॉनिक स्विच जिसमें तापमान संरक्षित इलैक्ट्रॉनिक स्विच है और जो 1000 वोल्ट से अनधिक वोल्टता 
के लिए ट्रांजिस्टर और लॉजिक चिप ( चिप ऑन चिप प्रौद्योगिकी ) से बने हैं . 11 एम्पीयर से अधिक करंट के लिए इलैक्ट्रो यांत्रिक स्नैप 

एक्शन स्विच, 5 एम्पीयर से कम सम्पर्क रेंटिंग वाले स्विचों को वोल्टता 250 वोल्ट से अनिधिक होगी । 
54 . शीर्ष सं . 8536. 69 के अंतर्गत आने वाले कोएक्सीएल केबलों और मुद्रित परिपथों के लिए प्लग और साकेट । 

उपशीर्ष सं. 8536. 90 के अंतर्गत आने वाली तारों और केबलों के लिए संयोजन और कांट्रेक्ट एलिमेंटस । 
56 . उपशीर्ष सं . 8538. 90 के अंतर्गत आने वाले, शीर्ष सं. 85 .36 के निम्नलिखित माल के लिए मुद्रित परिपथ समुचय , अर्थात् : 

(i) इलैक्ट्रॉनिक ए. सी. स्विच जिसमें प्रकाशीय रूप से युगमित निवेश और निर्गत परिपथ है (विद्युत रोधी थ्रीस्टर ए . सी .स्विच ) । 
( ii ) इलैक्ट्रॉनिक स्विच जिसमें तापमान संरक्षित इलैक्ट्रॉनिक स्विच है और 1000 वोल्ट से अनधिक वोल्टता के लिए ट्रांजिसटर और 

लॉजिक चिप ( चिप ऑन चिप प्रौद्योगिकी ) से बने हों । 
( iii ) 11 एम्पीयर से अनधिक करंट के लिए इलैक्ट्रॉ- यांत्रिक स्तेप एक्शन स्विच 5 एम्पीयर से कम सम्पर्क रेटिंग वाले स्विचों की वोल्टता 

250 वोल्ट से अनधिक होगी । 
( iv ) कोएक्सीएल केबलों और मुद्रित परिपथों के लिए प्लग और साकेट । 
( v) तारों और केबलों के लिए संयोजन और कांस्ट्रेक्ट एलिमेंटस । 

( vi ) वेफर प्रोबरस । 
57. उपशीर्ष सं . 8543. 89 के अंतर्गत आने वाली अनुवाद या शब्दकोश कृत्यों सहित वैद्युत मशीनें । 
58 . उपशीर्ष सं. 8543 .90 के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित के लिए मुद्रित परिपथ समुचय, : 

( i) प्रोक्सीमिटि टैग और कार्ड , 

(ii) अनुवाद या शब्दकोष कृत्यों सहित वैद्युत मशीनें । 
59 . उपशीर्ष सं. 8544.41 या 8544 . 49 के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार के लिए प्रयुक्त की जाने वाली किस्म के , 80 वाल्ट से अधिक वोल्टता के 

लिए विद्युत कनडक्टर । 
60. उपशीर्ष सं. 8544 . 51 के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार के लिए प्रयुक्त किस्म के 80 वाल्ट वोल्टता से अधिक किन्तु 1000 वाल्ट से अनधिक 

के लिए वैद्युत कन्डक्टर जिनमें संयोजक फिट हों । 
61. उपशीर्ष सं. 9404 . 90 के अंतर्गत आने वाले तकीये, गद्दीयां और समरूप रूई का साज सामान । 
62. उपशीर्ष सं. 9017. 10 या 9017 . 20 के अंतर्गत आने वाली आरेखण या नक्शा नविसी की मशीनें । 
63 . उपशीर्ष सं. 9017 . 90 के अंतर्गत आने वाली शीर्ष सं. 90. 17 को आरेखण और नक्शा नविशी की मशीनों के लिए मुद्रित परिपथ समुचय । 
64 . उपशीर्ष सं. 9030 . 39 के अंतर्मत आने वाले 250 वोल्ट से ऊपर के स्विच बोल्ट पर लगाए जाने के लिए अभिकल्पित वोल्ट मीटर । 

[ फा. सं. बी -6/4 / 2000 -टीआरयू ] 
प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


[ 7 II — QUE 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th May, 2000 

No. 61/2000 -CUSTOMS 


G . S . R . 435 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 
1962), read with sub- section (4 ) of section 90 of the Finance Act, 2000 , ( 10 of 2000 ) the Central Government, being satisfied 
that it is necessary in the public interest so to do , hereby exempts the goods of the description specified in column (2 ) of the 
Table below and falling within the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) , when imported into India , from 
the whole of the surcharge of customs leviable thereon by virtue of the provisions ofsub -section (1) of the said section 90 : 


Provided that in respect of the goods specified against S .No. 1 of the said Table , the exemption under this notification 
shall be subject to the conditions, if any , subject to which the goods are exempt either partially or wholly from the duty of 
customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act: 


Provided further that the exemption under this notification shall not be applicable in respect of goods mentioned against 
serial No .3, where the mode of levy of duty of customs under the said First Schedule is ad valorem or specific , whichever is 
higher , if the sum of duty calculated at such ad valorem rate and the surcharge calculated on the basis of the ad valorem duty 
exceeds the amount of duty calculated at the specific rate . 


Table 


S . No. 


Description of goods 


( 2 ) 
Gold and silver, 
(1) including ornaments (but excluding ornaments studded with stones or pearls ), imported into India 
or taken delivery by an eligible passenger in terms of the notifications of the Government of India in 
the Ministry of Finance (Department of Revenue), Nos. 171 /94 -Customs and 172 /94 -Customs, both 
dated the 30th September , 1994 ; 
( ii) imported in terms of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ), No. 117 /94 - Customs, dated the 27th April, 1994 ; or 
(iii ) imported in terms of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue), No. 80 /97 - Customs, dated the 21st October , 1997 . 


All goods, falling under the following heading or sub -heading Nos. , namely : 


0204.41, 0207. 12 , 0712 . 20 , 0712 . 30 , 0712 . 90 , 0802. 11 , 0802. 12 , 0805. 40 , 0806 . 20 , 0808 . 10 , 
0808 . 20, 0809.40, 0813. 20 , 0909.40, 0910 .40, 10.01, 10 .05, 10 . 06 , 10 .07, 1008 . 20 , 1108. 11, 1108 . 13 , 
15 . 02 , 17 .01, 2004. 10 , 2009.11, 2009. 19 , 2106 .90, 2207. 10 , 22 .08, 2510 . 20 , 27.09, 27. 10 , 27 .11, 
27. 12 , 27 .13, 27. 14 , 27 . 15 , 3102.21, 3104. 30 , 3105 .20, 3105.30, 3105.40, 3105 .51, 3105.59, 3105.60 , 
3105. 90 , 3302. 10 , 4001.21, 4001.22, 4001.29 , 4011.30 , 41.04 , 41.05 , 41.06 , 41.07 , 49.01, 49. 03, 
49.07, 51.05, 51. 06 , 51.07, 51. 08 , 51.11, 51. 12 , 51. 13 , 52.04, 52.05, 52. 06 , 5208.41, 5208 . 42 , 
5208.51, 5208.52 , 5208.53, 5208.59, 5209.42, 5209.51, 5209.52, 5209.59, 5210 .41, 5210.51, 
5210 .52, 5210 .59, 5211 .42, 5211.51, 5211.52 , 5211.59 , 5212 .24 , 53. 09 , 54.01, 54.02, 54.03, 54.04 , 
54.05, 54. 06 , 54 .07 ( except 5407.69 ) , 54 .08 (except 5408 .10 and 5408.21), 55.01, 55 .02 , 55 .03, 
55 .04, 55 .06 , 55 .07 , 55.08, 55.09, 55 . 10 , 55. 11 , 5512 . 19 , 5512 .29 , 5512 . 99 , 5513 .21, 5513.22, 
5513.23, 5513 .29, 5513 .31, 5513 .32, 5513 .33, 5513. 39 , 5513.41, 5513 .42, 5513.43 , 5513.49 , 
5514 .21, 5514 .22, 5514 .23, 5514 . 29 , 5514 .31, 5514 .32 , 5514 . 33 , 5514 .39, 5514 .41, 5514 .42 , 
5514.43, 5514 .49, 55 . 15 , 5516 .14, 5516 . 24 , 5516 .43, 5516 .44, 5516 .93, 56 .01 ( except 5601. 10), 


136567, 2000 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II — Sec . 3 (1) ] 


56 .02, 56 .03 , 56 .04, 56 .05 , 56 .06 , 56 . 07, 56 .08 , 56 .09, 5702. 32, 5702 .42 , 5702.52 , 5702.92, 5703.20 , 
5703. 30 , 57.04 , 58 .01, 58 .04, 5806 .32 , 58 .07 , 5808. 90 , 58. 09 , 5810. 10, 59.01 , 59. 02 , 59.03 , 59. 10 , 
59.11, 6001.92, 6002.42, 6002.43, 6103 . 42 , 6103 . 43 , 6104 .19, 6104.41, 6104.43, 6104 . 44 , 6104 . 49 , 
6104 .62, 6104 .63, 61. 05 , 61.06 . 10 , 6106 .20, 6107. 11, 6107.12, 6108 .21, 6108 .22, 61.09, 6110 . 10 , 
6110.20, 6110 . 30 , 61. 15 , 6201.11, 6201. 12 , 6201.91, 6201.92, 6201. 93 , 6202 . 11 , 6202. 12 , 6202. 13 , 
6202.91, 6202. 92 , 6202. 93 , 6203. 11 , 6203 . 31 , 6203 . 32 , 6203. 39 , 6203.41, 6203.42, 6203 . 43 , 
6204.32, 6204.41, 6204.42, 6204 .43, 6204 .44, 6204.49, 6204 .51, 6204.62, 6204.69, 6206. 30 , 
6207.11, 6212 . 10 , 62. 14 , 62. 15 , 63.01 ( except 6301. 90 ), 6302. 10 , 6302.21, 6302. 22 , 6302.29, 
6302.31, 6302.32, 6302.51,622 .52, 6302.53, 6302. 60 , 6302.91, 63.03, 6304.11, 6304. 19 , 6304.91, 
6902 . 10 , 6902 . 20 , 6902 . 90 , 7202 . 70 , 8001. 10 , 8104. 11 , 8104 . 19 , 84 .01, 84 . 02 , 8403 . 90 , 8404.20, 
8404.90 , 84.05, 84 .06 , 84 . 10 , 84. 11 , 8412. 10 , 8412 .21, 8412 .29, 8412 .31, 8412 .39, 8412. 90 , 8413 .40 , 
8413. 82 , 8413.92 , 8414 .10, 8414 .20 , 8414 .40 , 84 . 16 , 84 . 17, 8418 .10 , 8418 .30 , 8418.40, 8418 .50 , 
8418 .61, 8418 .69, 8419 .20 , 8419 .31, 8419 .32 , 8419 . 39 , 8419 .40, 84 . 20 , 8421. 11 , 8421. 12 , 8421.19 , 
8421.22, 8423 . 90 , 8424 . 30 , 8424 .81, 8424 . 89 , 8424. 90 , 84 .25, 8426. 11 , 8426 . 12 , 8426 . 19 , 8426 . 20 , 
8426 . 30 , 8426 .49 , 8426 . 91, 8426 .99, 84 .28, 84 .29, 84 .30, 8431. 10 , 8431.31, 8431. 39 , 8431.41, 
8431.42 , 8431.43 , 8431.49 , 84 .32 , 8433 .20 , 8433. 30 , 8433.40 , 8433.51, 8433 .52 , 8433. 53 , 8433. 59 , 
8433.60, 8433. 90 , 84 .34, 84 .35, 84. 36 , 84 .37, 8438. 30, 8438. 90 , 84. 39 , 84. 40 , 8441. 20 , 8441. 30 , 
8441.40, 8441. 80 , 8441. 90 , 84. 42 , 84.43, 84 . 44 , 84 . 45 , 84.46, 84 .47, 8448.11, 8448.20, 8448 .31, 
8448 .32, 8448. 33 , 8448 .39, 8448.41, 8448 .42, 8448.49, 8448.51, 8448.59, 84. 49 , 8451.21, 8451.29, 
8451.30 , 8451.40, 8451. 50 , 8451. 80 , 8452.21, 8452.29, 8452.30 , 8452 .40 , 84 .53, 84 . 54 , 84 .55 , 
8460.39, 8466. 93 , 8466. 94 , 84 .67, 8468. 90 , 8469.11, 84.70, 8473.21, 8473.29, 8473.50, 84. 74 , 84. 75 , 
8476 .90, 84 .77, 84. 78 , 8479 . 20 , 8479 . 30 , 8479.40, 8479 . 90 , 84 .80, 8481.40, 8501. 33, 8501. 34 , 
8501.53 , 8501.61, 8501.62 , 8501.63, 8501 .64 , 8502.40 , 85.03, 8504.22 , 8504.23, 8504.33 , 8504 .34 , 
8504 . 90 , 8505. 20 , 8505 . 30 , 8505. 90 , 8508. 90 , 8514 . 10 , 8514 . 20 , 8514 . 30 , 8514 . 90 , 8515 .21, 
8515. 29 , 8515 .31, 8515 . 39 , 8515 .80, 8515 . 90 , 8516 . 90 , 8517. 11 , 8517. 19, 8517.21, 8517 .22, 
8517. 30 , 8517 .50, 8517 .80, 8517.90 , 8520 . 20 , 8523.11, 8523. 12 , 8523.13, 8523.20, 8523 .90, 
8524 .31, 8524.40 , 8524 .91, 8525.20, 8531.20 , 8532.22, 8532 .23 , 8532. 25 , 8532.29, 8532 .30 , 85.35 , 
8537.20, 8543.81, 8545.11, 8803 . 10 , 8803 . 20 , 8803.30, 90 . 16 , 90 .24, 9026.20 , 9026 . 80 , 9026 .90 , 
9027. 10 , 9027.20 , 9027 . 30 , 9027.50, 9027.80, 9027 . 90 and 9030 .40 . 


All goods, falling under the following heading or sub - heading Nos., namely : 


5208 . 49 , 5209 .41, 5209. 43 , 5210 .42, 5210 . 49 , 5211 .41, 5211. 43 , 5212 . 15, 5212.25 , 5516 . 12 , 
5516 . 13 , 5516 . 94 , 5802. 19 , 61.01 (except 6101. 90 ) , 61.02 ( except 6102. 90 ), 6104. 19 , 6104 .51, 
6104.52 , 6104 .53 , 6104.59, 6106.90, 6108.91, 6108.92 , 6110. 90 , 6201.13, 6203.12 , 6203. 19 , 
6203.21, 6203.22 , 6203. 23 , 6203.29 , 6203.33 , 6203.49, 6204.11, 6204.13 , 6204 .19, 6204 .31, 
6204 . 33 , 6204 .39,6204 . 61 , 62 . 05 , 6206 . 20 , 6206 .40 , 6207. 19, 6207 .99, 6208 . 11 , 6208 . 19 ,6208 . 91 , 
6208. 92 , 62. 10 ( except 6210 .10 ), 6211 .32 , 6211. 33 ,6211.42, 6211. 43 ,62 . 12 (except 6212. 10 ) 


[ 4M II - TuS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Fatty livers of ducks or geese , fresh or chilled , falling under sub -heading No.0207. 34 


Homeopathic medicine, falling under Chapter 30 


Yarns of glass fibres, not coloured , falling under heading No .70. 19 


Narrow woven fabrics of glass fibre , falling under heading No.70. 19 


Interchangeable tools for metal working hand tools , falling under sub -heading NO. 8207.90 


Aeroplane engines , falling under sub -heading No. 8407 . 10 


Parts of aeroplane engines , falling under sub -heading No. 8409. 10 


Reciprocating positive displacement pumps, excluding those to be used with swimming pools , falling 
under sub -heading No. 8413.50 


Rotary positive displacement pumps, excluding those to be used with swimming pools , falling under 
sub -heading No. 8413.60 


Centrifugal pumps , excluding those to be used with swimming pools, falling under sub-heading No. 
8413.70 


Pumps, excluding those to be used with swimming pools , falling under sub-heading No. 8413 .81 


Filtering or purifying machinery and apparatus for filtering or purifying water , excluding those to be 
used with swimming pools , falling under sub - heading No . 8421 .21 


Crank shaft turning lathes and cam shaft turning lathe, falling under sub -heading No. 8458 . 11, 
8458 . 19 or 8458 .99 


Tool room precision optical co -ordinate jig boring machines including numerical control, falling 
under sub -heading No : 8459.40 


Floor and table type horizontal boring machines above 160 mm spindle diameter , falling under sub 
heading No. 8459.40 


Spline shaft grinding machines , falling under sub-heading No . 8460.29 


Precision double disc ( duplex ) grinders for sizing, falling under sub -heading No .8460 . 29 


Thread grinding machines , falling under sub-heading No . 8460 .29 


Race ways super- finishing machines for finishing the races of bearings , falling under sub-heading 
No. 8460 .90 


Automatic straight bevel/hypoid bevel gear generators , hypoid bevel gear lappers, gear tooth honing 
machines and gear shaving machines, falling under sub -heading No. 8461.40 


Hydraulic cold circular saws of bar capacity above 530 mm , falling under sub -heading No. 8461. 50 


Automatic multi -station bolt making machines comprising of feeding, cutting, upsetting and 
threading mechanism with automatic transfer mechanism between the stations, falling under sub 
heading No. 8462 .10 


26 


Hydraulic extrusion presses for manufacture of seamless tubes or profiles of steel and non -ferrous metals , falling 
under sub -heading No. 8462 .91 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II —— Sec. 3 (1) ] 


Impact extrusion presses for manufacture of rigid and collapsible tubes, falling under sub -heading 
No. 8462 .91 


Automatic rigid can trimming machines for trimming , threading, rolling , bending and knurling 
hollow bodies of non - ferrous metals, falling under sub - heading No. 8462.99 


Gear quenching press , falling under sub -heading No . 8462 .99 


Impact extrusion presses for manufacture of rigid and collapsible tubes, falling under sub -heading 
No. 8462 .99 


Automatic Teller Machines , falling under sub -heading No. 8472 .90 


Printed Circuit Assemblies of word processingmachines, falling under sub -heading No. 8473. 10 


Populated Printed Circuit Boards and accessories of themachines of heading No.84. 71, falling under 
sub -heading No. 8473 . 30 


Printed circuit assemblies for automatic teller machines , falling under sub- heading No. 8473 . 40 


Turbo alternators, falling under sub-heading No. 8502.31 or 8502 . 39 


Static convertors ( excluding separately presented power supply units for automatic data processing 
machines, satisfying the conditions laid down in Note 5 ( B ) (b ) to Chapter 84 ) , falling under sub 
heading No. 8504 .40 


Static converters for automatic data processing machines and units thereof, and telecommunication 
apparatus, falling under sub -heading No .8504 .40 


Inductors for power supplies for automatic data processing machines, falling under sub-heading 
No. 8504 .50 


Printed Circuit Assemblies, falling under sub -heading No. 8504 .90 , for - 

(i) static converters 
( ii ) automatic data processing machines and units thereof; 
( iii ) telecommunication apparatus ; 
( iv ) inductors for power supplies for aviomatic data processing machines and units thereof, 

and telecommunication apparatus 


Set top Boxes which have a communication function , falling under sub -heading No . 8517.80 , that is , 
a microprocessor based device incorporating a modem for gaining access to the Internet and having a 
function of interactive information exchange 


Loudspeakers , other than cone type , without housing , having frequency range of 300Hz to 3 , 4 KHz 
with a diameter of not exceeding 50mm , for telecommunication use, falling under sub - heading No. 
8518 .29 


Line telephone handsets , falling under sub -heading No. 8518.30 


Printed circuit assemblies, falling under sub -heading No .8518 .90 , for 

microphones having a frequency range of 300Hz to 3 ,4 KHz with a diameter not 

exceeding 10mm , and a height not exceeding 3mm , for telecommunication use ; 
( ii ) loudspeakers , without housing , having a frequency range of 300Hz to 3 ,4 KHz with a 

diameter not exceeding 50mm , for telecommunication use; or 
( iii) line telephone hand sets 


( 477 II - 405 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


Printed Circuit Assemblies for Telephone Answering Machines, falling under sub -heading No . 
8522 . 90 


Floppy Diskettes, falling under sub -heading No.8523.20 


Transmission apparatus, other than apparatus for radio broadcasting or television , falling under sub 
heading No .8525 . 10 


Digital still image video cameras , falling under sub-heading No.8525. 40 


Portable receivers for calling, alerting or paging, falling under sub-heading No . 8527.90 


Aerials and antennae of a kind used with apparatus for radio -telephony and radio -telegraphy, falling 
under sub -heading No. 8529 . 10 


Parts ( including populated PCBs), falling under sub -heading No. 8529. 90 , for - 
(i) transmission apparatus other than apparatus for radio - broadcasting or television transmission 
apparatus incorporating reception apparatus; 
( ii) digital still image video cameras; or 
(iii) portable receivers for calling , alerting or paging 


Flat panel displays of a kind used in automatic data processing machines and telecommunication 
apparatus, falling under sub -heading No.8531.80 


Parts of indicator panels incorporating Liquid Crystal Devices or Light Emitting Diodes , falling 
under sub -heading No . 8531.90 


Electronic AC switches, falling under sub - heading No. 8536 .50 , consisting of optically coupled input 
and output circuits ( insulated thyristor AC switches), Electronic switches including temperature 
protected electronic switches, consisting of a transistor and a logic chip ( chip - on - chip technology ) for 
a voltage not exceeding 1000 volts , Electromechanical snap - action switches for a current not 
exceeding 11 amperes , switches of contact rating less than 5 amperes at voltage not exceeding 250 
volts 


Plugs and sockets for coaxial cables and printed circuits, falling under sub -heading No.8536 .69 


Connection and contact- elements for wires and cables, falling under sub -heading No .8536 . 90 


Printed circuit assemblies, falling under sub-heading No . 8538 .90, for the following goods of heading 
No. 85 .36 , namely : 
(i) Electronic AC switches consisting of optically coupled input and output circuits 

( insulated thyristor AC switches ) 
Electronic switches including temperature protected electronic switches, consisting of a 
transistor and a logic chip ( chip -on - chip technology ) for a voltage not exceeding 1000 
volts 
Electromechanical snap -action switches for a current not exceeding 11 amperes , 
switches of contact rating less than 5 amperes at voltage not exceeding 250 volts 
Plugs and Sockets for co -axial cables and printed circuits 
Connection and contact elements for wires and cables 
Wafer probers 


( iii) 


( iv ) 


( vi) 


Electricalmachines with translation or dictionary functions, falling under sub-heading No. 8543. 89 


Printed circuit assemblies, falling under sub -heading No.8543. 90 , for 

(i) Proximity tags and cards, 
( ii ) Electrical machines with translation or dictionary functions 


Electrical conductors , for a voltage not exceeding 80V , of a kind used for telecommunications , 
falling under sub - heading Nos . 8544 .41 or 8544 .49 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY _ _ 


PART II - SEC. 3 (i)] 


Electrical conductors , for a voltage exceeding 80V , but not exceeding 1000V , fitted with connectors , 
of a kind used for telecommunications, falling under sub -heading No . 8544 . 51 


Pillows, cushions and similar furnishings of cotton , falling under sub-heading No . 9404. 90 


Drafting or drawing machines, falling under sub - heading No . 9017.10 or 9017 . 20 


Printed circuit assemblies for Drawing and Drafting machines of heading No . 90 . 17 , falling under 
sub - heading No. 9017 .90 


Voltmeters designed for mounting on switchboard of over 250 V , falling under sub -heading No. 
9030. 39 


[ E No. B- 6/4 / 2000- TRU] 
PRASHANT KUMAR SINHA , Under Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 मई, 2000 

सं. 62/ 2000- सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 436 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2000 ( 2000 का 10 ) की धारा 90 की उपधारा ( 4 ) के साथ पठित 
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 51 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर 
कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है राजपत्र में संख्या सा . का . नि . 171 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2000 के अधीन प्रकाशित भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय, ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 19 /2000 सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2000 का विखंडन करती है । 

[ फा. सं . बी -6/4/ 2000 -टीआरयू ] 

प्रशांत कुमार सिन्हा , अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th May, 2000 

No. 62/ 2000 -CUSTOMS 


G . S. R. 436 ( E ). - In exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 25 of the Customs Act , 
1962 (51 of 1962 ), read with sub - section (4 ) of section 90 of the Finance Act, 2000 (10 of 2000 ), the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby rescinds the notification of 
the Government of India in the Ministry of Finance ( Department of Revenue) , No. 19/ 2000 - Customs, dated the 1st 
March, 2000, published in the official Gazette vide number G . S. R . 171( E ), dated the 1 March, 2000. 

___ [ F No . B-6/4 / 2000 - TRU] 
PRASHANT KUMAR SINHA , Under Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 मई , 2000 

सं. 63 / 2000 - सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 437 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3क के साथ पठित 
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर 
कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखण्ड (i ) में सा . का. नि . 169 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2000 के 
अधीन प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय , ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 17/ 2000 सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2000 को विखंडित 
करती है । 

[ फा. सं. बी - 6/ 4/2000 -टीआरयू ] 

प्रशांत कुमार सिन्हा , अवर सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


- 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th May , 2000 

No . 63/ 2000 -CUSTOMS 


G . S . R . 437 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962 ) read with section 3A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), the Central Government, 
being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby rescinds the notification of the Government 
of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) , No. 17 / 2000 -Customs, dated the 1st March , 2000 , 
published in the Gazette of India Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i) vide G . S . R . 169 ( E ), dated the 1st 
March, 2000 . 


[ F No. B- 6/ 4/ 2000 - TRU] 


PRASHANT KUMAR SINHA , Under Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 मई, 2000 

सं . 32 /2000- सीमाशुल्क ( एन. टी . ) 
सा. का. नि. 438 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 28कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 15 / 2000 सीमाशुल्क , ( एनटी ) तारीख 1 मार्च, 2000 
[ मा का . नि . 179 ( अ ) , तारीख 1 मार्च, 2000 ] को , उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या 
करने का लोप किया गया है , उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए चौबीस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर नियत करती है । 

[ फा. सं. बी -6/4/ 2000-टीआरयू ] 

प्रशांत कुमार सिन्हा, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th May, 2000 
No . 32 / 2000-CUSTOMS ( N. T.) 


G . S. R . 438 ( E). - -In exercise of the powers conferred by section 28AA of the Customs Act , 1962 ( 52 of 
1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No. 15 /2000- Customs ( N .T.) , dated the 1st March , 2000 (G . S .R . 179 ( E ) , dated the 1st March , 2000 ), 
except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby 
fixes the rate of interest at twenty - four per cent. per annum for the purposes of the said section . 


[ F. No . B-6/ 4/ 2000- TRU ] 
PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy. 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEC . 3 (i)] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 12 मई, 2000 

सं. 33 / 2000 - सीमाशुल्क ( एन.टी. ) 
सा . का . नि . 439 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 28कख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 16 / 2000 - सीमाशुल्क , ( एनटी ) तारीख 1 मार्च, 2000 
[ सा . का . नि . 180 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2000 ] को , उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने 
का लोप किया गया है , उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए चौबीस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर नियत करती है । 


[ फा . सं. बी -6/4/ 2000 -टीआरयू ] 

प्रशांत कुमार सिन्हा , अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th May, 2000 
No. 33/ 2000- CUSTOMS ( N. T.) 


G . S . R . 439 ( E ).- In exercise of the powers conferred by section 28AB of the Customs Act, 1962 ( 52 of 
1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No . 16/2000- Customs ( N. T.), dated the 1st March, 2000 [ G.S. R. 180 ( E), dated the 1st March, 2000 ], 
except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby 
fixes the rate of interest at twenty - four per cent. per annum for the purposes of the said section . 


[ E. No. B- 6/ 4/ 2000 - TRU] 
PRASHANT KUMAR SINHA , Under Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 मई , 2000 

सं . 34 / 2000 -सीमाशुल्क ( एन .टी. ) 
सा . का . नि . 440 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 47 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 17/2000 - सीमाशुल्क , ( एनटी ) तारीख 
1 मार्च, 2000 [ सा . का . नि . 181 ( अ ), तारीख 2000 ] को , उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया 
है या करने का लोप किया गया है , उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए चौबीस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर नियत करती है । 

[ फा . सं. बी -6 /4/ 2000 -टीआरयू ] 
प्रशांत कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


[ भाग 11 - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 12th Mal, 2000 
No. 34 / 2000 -CUSTOMS ( N. T :) 


G . S . R . 440 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (2) of section 47 of the Customs Act, 
1962 ( 52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ), No. 17/2000 - Customs (N . T. ), dated the 1st March, 2000 ( G .S .R . 181 (E ), dated the 1st 
March , 2000 ), except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central 
Governemnt hereby fixes the rate of interest at twenty - four per cent. per annum for the purposes of the said 
section. 

[F. No. B -6/4/2000 -TRU ] 
PRASHANT KUMAR SINHA , Under Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 12 मई , 2000 

सं . 35 / 2000 - सीमाशुल्क ( एन.टी. ) 
सा . का . नि . 441 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 59 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( ख ) का उपखंड ( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 18/ 2000 
सीमाशुल्क , ( एनटी ), तारीख 1 मार्च, 2000 [ सा. का .नि . 182 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2000 ] को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें 
ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , उक्त उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए चौबीस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर 
नियत करती है । 


[ फा. सं. बी - 6/ 4 /2000 -टीआरयू ] 

प्रशांत कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th May , 2000 
No. 35 / 2000-CUSTOMS ( N. T.) 


G . S. R. 441 ( E ).— In exercise of the powers conferred by sub -clause ( ii) of clause (b ) of sub-section ( 1) of 
section 59 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India 
in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 18 /2000 -Customs ( N . T. ), dated the 1st March, 2000 (G .S.R . 
182 ( E ) , dated the 1st March, 2000 ) , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , 
the Central Government hereby fixes the rate of interest at twenty - four per cent. per annum for the purposes of the 


[ F. No . B-6/ 4/ 2000-TRU] 
PRASHANT KUMAR SINHA , Under Secy. 


126557200 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PNKI !! - - Sit. 3(1)]] 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 मई, 2000 

सं . 36 / 2000 - सीमाशुल्क( एनटी ) 
सा . का . नि . 442 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 27क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
पयोग करत हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 32/95 सीमाशुल्क ( एनटी ), तारीख 26 मई , 1995 को 
उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , उक्त धारा के प्रयोजनों के 
लिए पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर नियत करती है । 

[ फा . सं. बी -6/4/ 2000 -टीआरयू ] 

प्रशांत कुमार सिन्हा, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
Neu Delhi, the 12th May . 2000 
No. 36/ 2000- CUSTOMS ( N. T. ) 


G . S . R. 442 ( E ). -- In exercise of the powers conferred by section 27A of the Custonms Act , 1962 (52 of 1962 ) 
and in supersession of the notification of the Goverment of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue), No . 32:95 - Customs (NT ), dated the 26th May, 1995, except as respects things done or omitted to be 
done before such supersession , the Central Government hereby tixes the rate of interest at fifteen per cent per 
annum for the purposes of the said section 

IF No B- 6/ 4/ 2000-TRUI 
PRISHANT KUMAR SINHA, Under Secy 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 मई , 2000 

सं. 38 / 2000 - केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क 
सा. का . नि . 443 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) की अधिसूचना सं . 6 / 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 मार्च, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में क्रम सं . 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5) 


6 ) 


12क 


2504. 21 
या 2504. 31 


( 3 ) 
भारत में काटी और चिराई की गई संगमरमर की 
पट्टियां और टाइलें : जिनमें या जिनके विनिर्माण 
के संबंध में साधारणतया कोई प्रसंस्करण विद्युत 
की सहायता से किया जाता है और जहां विद्युत 
वाहक बल दस अश्व शक्ति से अधिक होता है । 


___ ( 4 ) 
30 रु. प्रति 
वर्गमीटर 


[ फा . सं. बी - 6 / 4/ 2000 -टीआरयू ] 

प्रशांत कुमार सिन्हा , अवर सचिव 


| भाग 11 - खण्ड 3 (1 ) } 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 12th May, 2000 
No. 38 / 2000- CENTRAL EXCISE 


G. S. R. 443 ( E ). -- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 
5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied 
that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the following further 
amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue ), No. 6 / 2000 - Central Excise, dated the 1st March, 2000 , 
namely: 


In the said notification , in the Table , after serial No. 12 and the entries 
relating thereto , the following shall be inserted , namely : 


( 1) (2 ) 

( 3) 

__ (4) (5 ) (6) 
“12A. 2504.21 Marble slabs and tiles cut or sawn Rs . 30 per square . . " . 

or in India: in or in relation to the metre 
2504 .31 manufacture of which any process is 

ordinarily carried on with the aid of 
power and where the electromotive 
force exceeds ten horse power 


| E. No . B- 6/ 4/2000-TRUI 
PRASHANT KUMAR SINHA , Under Secy. 


Note : — The principal notification was published in the Gazette of India 
Extraordinary, vide notification No . 6 /2000 - Central Excise, dated the 1st March , 
2000 [ G . S . R. 184 ( E ), dated the . Ist March, 2000 ] and was last amended by 
notification No. 36 /2000 - Central Excise , dated the 4th May, 2000 [G . S . R . 375 ( E ), 
dated the 4th May , 2000 ). 

अधिसूचना । 

नई दिल्ली, 12 मई, 2000 

. सं. 39 / 2000- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का. नि . 444( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) को धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखंडित करती है, अर्थात् : 

1 . 7 / 2000 - केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2000 [ सा . का . नि . 185 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2000 ] 
2 . 10 / 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2000 [ सा. का .नि . 188 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2000 ] 

[ फा. सं. बी -6/4 /2000 -टीआरयू ] 
प्रशान्त कुमार सिन्हा , अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


IPAT!! - SEC 31) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th May, 2000 

NO . 39 / 2000 -CENTRAL EXCISE 
G . S . R . 444 (E ) – In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 5A of the Central Excise Act , 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government , 
being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby rescinds the 
following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ), namely : 


1 . 


7/ 2000 - Central Excise, dated the 1st March, 2000 [ G.S . R. 185 ( E ), 
dated the 1stMarch , 2000 ] 
10/ 2000 - Central Excise, dated the 1st March, 2000 [ G .S . R. 188 ( E) , 
dated the 1stMarch , 2000 ] 


IF No . B - 6/ 4/ 2000 -TRU] 


PRASHANT KUMAR SINHA , Under Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 मई, 2000 

सं . 38 / 2000- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी ) 
सा . का . नि . 445 ( अ ). --- केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 11944 का 
11 की धारा 3क की उपधारा 13 । के साथ पठित धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 का , सिवाय ऐसे संशोधनों के आने के पूर्व इस बाबत किए 
गए कार्य या और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है. अर्थात् . 


1. 1 । इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आठवां संशोधन । नियम, 2000 है । 

2 । ये 12 मई , 2000 को प्रवृत्त होंगे । 
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में, 


II नियम 9क उपनियम 121 का लोप किया जाएगा , 
III नियम 14 क का लोप किया जाएगा; 
III ) नियम 14ख में उपनियम 2 । का लोप किया जाएगा ; 
IVE नियम 52 में उपनियम । 2 । का लोप किया जाएगा; 
V | नियम 57 का लोप किया जाएगा ; 
VII नियम 57कख में , उपनियम । 2 । में , खंड ।ग । के पश्चात् एवं स्पष्टीकरण के 

पहले, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, और 
" ध । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 11986 का 1 । के 
उपशीर्ष सं. 2504. 21 या 2404.31 के अंतर्गत आने वाले कमशः संगमर्मर स्लैब 
या टाइल्स पर अदा की गई सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 1975 का 
511 की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क का मुजरा 30 रूपये 
प्रति वर्ग मीटर तक दी जायेगी " 


[ भाग II - खण्ड 3(6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


VIII नियम 96 दड का लोप किया जाएगा; 
VIIII नियम 96 यठ का लोप किया जाएगा ; 
| IX | नियम 151 का लोप किया जाएगा; 
X | नियम 173 थ में , 

उपनियम || | में , 


क । “ नियम 57 झ के उपनियम 4 एवं 57 प के उपनियम 16 । " शब्दों , कोष्ठको, 

अंकों एवं अक्षरों के स्थान पर “ नियम 57 कज " शब्द , अंक एवं कोष्ठक रखे 

जायेंगे । 
ख । खंड खख । में , " खंड कक या ककक या कककक में संहित " शब्दों एवं 

अक्षरों के स्थान पर " खंड कक या ककक में संहित " शब्द अक्षर रखे 

जायेंगे । 
ग । " उस उत्पाद शुल्क्य माल के मूल्य से , जिसकी बाबत खंड क । या खंड 

ख । या खंड खख । या खंड खखख या खंड ग । या खंड घ । में 
निर्दिष्ट प्रकृति का कोई उल्लंघन किया गया है तीन गुना या पांच हजार रूपए 
से अनधिक जो भी अधिक हो , शास्ति का दायी होगा " शब्दों, कोष्ठकों और 
अक्षरों के स्थान पर “ उस उत्पाद शुल्क्य माल पर जिसकी बाबत खंड । के । 
या खंड ख । या खंड खख । या खंड खखख । या खंड गि । या खंड घ । 
में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई उल्लंघन किया गया है शुल्क या दस हजार रूपए 
से अनधिक, जो भी अधिक हो, शास्ति का दायी होगा " शब्द कोष्ठक और 

अक्षर रखे जाएंगे; 
iiil उपनियम 121 का लोप किया जाएगा, 
IXI । उक्त नियमों के नियमों 209 के 


ii । उपनियम 11 | में , 

क । नियम 57 झ के उपनियम 14 । नियम 57 प के उपनियम 6 । शब्दों, अंकों 
अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर नियम 57 क ज शब्द अंक और अक्षर रखे जाएंगे ; 


ख । खंड खख । में या कककक शब्द और अक्षरों का लोप किया जाएगा, 

ग । उस उत्पाद शुल्क्य माल के मूल्य से जिसकी बाबत खंड ।क । या 
खंड ख । या खंड खख । या खंड खखख । या खंड ग । या खंड घ । में निर्दिष्ट 
प्रकृति का कोई उल्लंघन किया गया है तीन गुना या पांच हजार रूपए से अनधिक जो 
भी अधिक हो, शास्ति का दायी होगा शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर उस 
उत्पाद शुल्क्य माल पर जिसकी बाबत खंड । क । या खंड ख । या खंड खख । या 
खंड खिखख । या खंड ।ग । या खंड घि । में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई उल्लंघन किया 
गया है शुल्क या दस हजार रूपए से अनधिक , जो अधिक हो , शास्ति का दायी होगा 
शब्द , कोष्ठक और अक्षर रखे जाएगे ; 

ii । उपनियम 12 । का लोप किया जाएगा , 

XII | नियम 209क में ऐसे माल के मूल्य से तीन गुना या पांच हजार रूपए 
से अनधिक , जो भी अधिक हो , शास्ति का दायी होगा, शब्दों के स्थान पर , ऐसे माल 
पर शुल्क या दस हजार रूपए से अनधिक , जो भी अधिक हो , शास्ति का दायी होगा 
शब्द रखे जाएंगे , 

XIII | उक्त नियमों के नियम 210 में एक हजार रूपए शब्दो के स्थान पर 
पांच हजार रूपए शब्द रखे जाएंगे; 


136567 / 2000 - 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II-- - SEC. 3 (1)] 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


XIV | उक्त नियमों के नियम 226 का लोप किया जाएगा , 


3 . उक्त केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क नियमों में उपर खंड ।2 । द्वारा सशोधनों में किसी 

बात के होते हुए भी ऐसे सशोधनों से पूर्व इन नियमों के अधीन की गई या करने 
से लोप की गई किसी कार्रवाही को ऐसा समझा जाएगा , मानो उक्त केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क नियमो में ऐसा संशोधन हुआ ही नहीं है ! 

[ फा . सं. बी -6/4 / 2000 - टी . आर. यू .] 

प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना सं . iv बी - सी ई, तारीख 28 फरवरी, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें 
अंतिम संशोधन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 37 / 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 3 मई , 2000 
[ सा. का . नि. 374 ( अ ), तारीख 3 मई , 2000 ] द्वारा किया गया था । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th May, 2000 

NO. 38/ 2000 - CENTRAL EXCISE ( N. T. ) 
G . S . R . 445 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 37 read with sub -section (3) 
of the Section 3A of the Central Excise Act,1944 (1 of 1944 ) , the Central Government , hereby 
makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944 , except as respects 
things done or omitted to be done before such amendment, namely : 


____ 1. 


(1 ) These rules may be called the Central Excise ( Eighth Amendment ) Rules , 2000 . 


( 2 ) They shall come into force on the 12th day of May, 2000 . 


2. 


In the Central Excise Rules , 1944 - 


(I) 


in rule 9 , sub - rule (2 ) shall be omitted ; 


( II ) rule 14A shall be omitted ; 


(III) in rule 14B , sub - rule (2) shall be omitted ; 


(IV ) in rule 52A , sub - rule (8 ) shall be omitted ; 


( V ) 


rule 57 shall be omitted ; 


(VI) in rule 57AB, in sub -rule (2 ), after clause ( c ) and before the Explanation , the 

following shall be inserted , namely : 


" ( d) credit , in respect of additional duty leviable under section 3 of the 
Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975 ), paid on marble slabs or tiles falling 
under sub -heading No. 2504 .21 or 2504 .31 respectively of the First Schedule 
to the Central Excise Tariff Act, 1985 (1 of 1986 ) shall be allowed to the 
extent of thirty rupees per square metre." ; 


( VII) rule 96ZE shall be omitted ; 


(VIII) rule 96ZL shall be omitted ; 


( 471 II - 


05 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


23 


( IX ) rule 151 shall be omitted ; 


(X ) in rule 173Q - 


(i) in sub -rule (1) - 
(a ) for the words, brackets , figures and letters " sub - rule (4 ) of rule 57 - 1 and 

sub -rule (6 ) of rule 57U ” , the words, figures and letters " rule 57AH ” 
shall be substituted ; 


(b ) in clause (bb ), for the words and letters " contained in section AA or 

AAA or AAAA " , the words and letters " contained in section AA or 
AAA ” shall be substituted ; 


( c ) for the words, brackets and letters " shall be liable to a penalty not 

exceeding three times the value of the excisable goods in respect of 
which any contravention of the nature referred to in clause (a ) or clause 
( b ) or clause (bb ) or clause (bbb ) or clause ( c ) or clause ( d ) has been 
committed , or five thousand rupees, whichever is greater” , the words , 
brackets and letters “ shall be liable to a penalty not exceeding the duty 
on the excisable goods in respect of which any contravention of the 
nature referred to in clause ( a ) or clause (b ) or clause (bb ) or clause (bbb ) 
or clause ( c ) or clause (d ) has been committed , or ten thousand rupees, 
whichever is greater” shall be substituted ; 


( ii) sub - rule ( 2) shall be omitted ; 


( XI) in rule 209 - 


(i) in sub - rule ( 1 ) - 
( a ) for the words, brackets , figures and letters " sub - rule (4 ) of rule 57 -1, 

sub - rule (6 ) of rule 57U ”, the words, figures and letters " rule 57AH ” 
shall be substituted ; 


(b ) in clause (bb ) , for the words and letters " contained in section AA or 

AAA or AAAA ” , the words and letters " contained in section AA or 
AAA " shall be substituted ; 


(c ) for the words, brackets and letters " shall be liable to a penalty not 

exceeding three times the value of the excisable goods in respect of 
which any contravention of the nature referred to in clause (a ) or clause 
(b ) or clause (bb ) or clause (bbb ) or clause (c ) or clause ( d ) has been 
committed , or five thousand rupees, whichever is greater” , the words, 
brackets and letters " shall be liable to a penalty not exceeding the duty 
on the excisable goods in respect of which any contravention of the 
nature referred to in clause (a ) or clause (b ) or clause (bb ) or clause ( bbb ) 
or clause (c ) or clause ( d ) has been committed , or ten thousand rupees, 
whichever is greater " shall be substituted ; 


( ii) sub - rule (2 ) shall be omitted ; 


24 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( i)]] 


( XII ) in rule 209A, for the words "shall be liable to a penalty not exceeding three 

times the value of such goods or five thousand rupees , whichever is greater " , 
the words " shall be liable to a penalty not exceeding the duty on such goods 
or ten thousand rupees, whichever is greater , " shall be substituted ; 


(XIII ) in rule 210 , for the words " one thousand rupees” , the words " five 

rupees” shall be substituted ; and 


thousand 


(XIV ) 


rule 226 shall be omitted . 


[ E. No . B -6 /4/2000 -TRU] 
PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy . 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary vide notification 
No . IV . D - CE, dated the 28 th February, 1944 and were last amended by the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 37 /2000 -Central 
Excise ( N . T .) , dated the 3rd May , 2000 (G .S . R . 374 ( E ), dated the 3rd May, 2000 ) . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 मई , 2000 

सं. 39 / 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी ) 
सा . का . नि . 446 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 11कक द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 7 /2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन टी ) , 
तारीख 1 मार्च, 2000 ( सा. का. नि . 199( अ ) तारीख 1 मार्च, 2000 ) को , उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले 
किया गया है या करने का लोप किया गया है , उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर नियत करती है । 

[ फा. सं. बी - 6 / 4 / 2000 - टी . आर. यू. ] 

प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th May, 2000 
NO . 39 /2000 -CENTRAL EXCISE (N . T .) 


G . S. R . 446 ( E). --- In exercise of the powers conferred by section 11AA of the Central Excises Act, 1944 ( 1 
of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department 
of Revenue ), No. 7 /2000 - Central Excise (N . T .), dated the 1st March, 2000 (G . S.R . 199 (E ), dated the 1st March , 
2000 ),except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central Government 
hereby fixes the rate of interest at twenty - four per cent. per annum for the purposes of the said section . 


[ E No. B-6 / 4/ 2000 - TRU] 
PRASHANT KUMAR SINHA , Under Secy. 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 मई , 2000 

सं. 40 / 2000- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी ) 
सा . का .नि . 447( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 11कख द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय , ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 8/2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन टी ) , तारीख 
1 मार्च, 2000 ( सा . का . नि . 200( अ ) , तारीख 1 मार्च, 2000 ) को , उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया 
गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर नियत करती है । 

[ फा. सं . बी - 614/ 2000 - टी. आर. यू. ] 

प्रशान्त कुमार सिन्हा , अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th May, 2000 
NO . 40 /2000 -CENTRAL EXCISE ( N . T .) 


G.S. R . 447 ( E). --- In exercise of the powers conferred by section 11AB of the Central Excises Act, 1944 
(1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
( Department of Revenue), No , 8/ 2000- Central Excise ( N. T .), dated the 1st March, 2000 [ G .S . R. 200( E), dated the 
1st March , 2000 ) , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central 
Government hereby fixes the rate of interest at twenty - four per cent. per annum for the purposes of the said 
section , 


[ F. No. B -6 / 4/ 2000 -TRU ) 
PRASHANT KUMAR SINHA , Under Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 मई, 2000 

सं. 41/ 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. बी ) 
सा . का . नि , 448 ( अ ), केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1) की धारा 11खन द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 22/ 95 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एनटी ) , 
तारीख 29 मई , 1995 की उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , 
उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर नियत करती है । 

[ फा . सं. बी -6/4/2000 - टी . आर. यू. ] 

प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


| PART II - - SEC 3 (i) ] 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 12th May , 2000 

NO . 41/2000 -CENTRAL EXCISE (N . T.) 
448 
G . S. R. 448 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 11BB of the Central Excises Act , 1944 ( 1 
of 1944 ) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department 
of Revenue), No . 22 /95- Central Excise (N . T .), dated the 29th May , 1995 , except as respects things done or omitted 
to be done before such supersession, the Central Government hereby fixes the rate of interest at fifteen per cent. 
per annum for the purposes of the said section . 


[ F No B - 6 / 4/ 2000 - TRU] 


PRASHANT KUMAR SINHA , Under Secy . 


शुद्धि - पत्र 

नई दिल्ली, 12 मई , 2000 
सा . का . नि . 449 ( अ ). -~ ( 1 ) भारत सरकार के वित्त मत्रालय ( राजस्व विभाग ) की , भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3 , 
उपखंड ( 1), में सा . का .नि. 284 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2000 द्वारा पृष्ठ 248 पर प्रकाशित अधिसूचना सं . 12/ 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
( एन. टी . ) तारीख 1 मार्च, 2000 में " सं. 24/ 94 - केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क ( एन. टी . ) , तारीख 21 अक्तूबर , 1994 " के स्थान पर " सं . 24/94 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी .) , तारीख 20 मई , 1994 " पढ़े । 

( 2 ) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की , भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (1 ) में सा . का . नि . 
205 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2000 द्वारा पृष्ठ 248 पर प्रकाशित अधिसूचना सं. 13 /2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी. ), तारीख 1 मार्च, 2000 
के टिप्पण में " 11/ 99 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी. ), तारीख 28 फरवरी, 1999 सा. का .नि. 173 ( अ ), तारीख 28 फरवरी , 1999 " के स्थान 
पर " 16 / 99 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी . ) तारीख 28 फरवरी, 1999 ( सा . का . नि . 177 ( अ ) , तारीख 28 फरवरी, 1999 ) " पढ़ें । 


[ फा . सं . बी -6/4/ 2000 - टी . आर. यू. ] 

प्रशान्त कुमार सिन्हा , अवर सचिव 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 12th May , 2000 


6 . 5 h $49 ( 0 ) – ( 1) in the notification of the Government of India in the 
Aliny of Finance (Department of Revenue ), No.12 / 2000 - Central Excise (N . T .) , 

E , . !stMarch , 2000 , puikiaired in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Set. . i cub -Striivit ( 1) Värk S . R . 204 ( E ), dated the 1st March , 2000 , at page 
2 -46 . ) . " uantur 2•1 /91-Centrat xcise (N . T . ), dated the 21st October , 1994 ” read 
" num ! : 12.7 94- Central Excise N . T .), dated the 20th May 1994” . 


[ 9411 II - 


VE 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


27 


( 2 ) In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ), No. 13/ 2000 - Central Excise (N . T .), dated the 1st March , 
2000 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section 
(i) vide G . S . R . 205 (E ), dated the 1st March , 2000 , at page 247, in the Footnote , for 
“ 11 /99 -Central Excises (N . T .) dated the 28th February , 1999 (G . S .R . 173 ( E ), dated 
the 28th February , 1999 ]” read “ 16 /99 - Central Excise ( N . T .) dated the 28th 
February , 1999 [G .S .R . 177 (E ), dated the 28th February , 1999 )” . 


[F. No. B -6 /4 /2000 - TRUI 
PRASHANT KUMAR SINHA , Under Secy 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 , 2000 


